. 


Main 


. 
. 
. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 आषाढ़, 1940 ( श०) 
13 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 669 राँची, शुक्रवार 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


अधिसूचना 
9 जुलाई, 2018 


संख्या - खा .प्र. 6-3 ( आ .व. अधि .)-01/ 2017- 2185 ,-- उपभोक्ता मामले, खाद्य 
एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार के आदेश 
संख्या- का. आ. नि . 929 ( अ.) नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर , 2016 एवं आदेश 
संख्या - का . आ . 3136 ( अ.), दिनांक 27 सितम्बर , 2017, के आलोक में पूर्व में निर्गत 
विभागीय अधिसूचना संख्या 5189, दिनांक 21 दिसम्बर , 2016 एवं 4313, दिनांक 
16 अक्टूबर , 2017 क्रमश: के द्वारा विनिर्दिष्टि खाद्य पदार्थों से ( अनुज्ञापन संबंधी 
अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय , संचलन , 
विक्रय , प्रदत ,वितरण या भण्डारण के बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तुओं अर्थात 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 13 जुलाई , 2018 
खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन के संबंध में भारत सरकार के आदेश संख्या- का . आ . 
2414 ( अ), दिनांक 13 जून , 2018 के आलोक में खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन के 
स्टॉक सीमा को अगले आदेश तक के लिए समाप्त किया जाता है । तद्नुसार पूर्व में 
निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 5189 , दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं 4313 , 
दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय एवं शेष अन्य 
कंडिकायें यथावत् रहेगी । 


ह० / 


थॉमस डुंगडुंग , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 669 -- 50 


